निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1080 ) पटना , वृहस्पतिवार , 19 सितम्बर 2019 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

16 सितम्बर 2019 
सं0 - 1 / स्था0 ( 2 ) 02 / 2019 - 2854 - अधिसूचना संख्या - 769 - सह - पठित ज्ञापांक - 770 दिनांक - 07.03. 
2019 के द्वारा कुल - 568 पशु चिकित्सकों को चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन एवं निबंधन प्रमाण - पत्र एवं वैध स्थायी निबंधन 
की सत्यता की जाँच की प्रत्याशा में 6 ( छ:) माह के लिए औपबंधिक रूप से भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं 
समकक्ष पदों पर सशर्त नियुक्त करते हुए विभागान्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर पदस्थापित किया गया था । 

कतिपय जिलों से चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन एवं निबंधन प्रमाण - पत्र की सत्यता की जाँच प्रतिवेदन 
अप्राप्त रहने के कारण उक्त नवनियुक्त पशु चिकित्सकों की औपबंधिक नियुक्ति अवधि को दिनांक - 06 .09. 2019 से 
अगले 3 ( तीन ) महिने तक विस्तारित किया जाता है । 
2. अधिसूचना की अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी । 

आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1080 -57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


